रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3330 ] 
No. 3330 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


- 


; 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 29072022-237684 


5087 GI / 2022 


CG - DL - E - 29072022-237684 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 28 जुलाई , 2022 

का.आ. 3495 ( अ ) . –केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मणिपुर राज्य के इम्फाल वेस्ट जिले में NH2 के कि.मी. 287 से कि.मी. 308.46 
( D.C. ऑफिस काम्प्लेक्स , लाम्फेलपात , इम्फाल वेस्ट ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , 
आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 28 , 2022 / श्रावण 6 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , JULY 28 , 2022 / SHRAVANA 6 , 1944 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 09 दिसंबर , 
2021 को " संगाई एक्सप्रेस " और " पोकनफम " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


2 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


राज्य का नाम : मणिपुर 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 

संख्या 


अनुसूची 

मणिपुर राज्य के इम्फाल वेस्ट जिले में NH2 के कि.मी. 287 से कि . मी . 308.46 ( D.C. ऑफिस काम्प्लेक्स , लाम्फेलपात , 
इम्फाल वेस्ट ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण | 


1 


12 


3 


5 


6 


1 


1095 


1204 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 

तालुक का नाम : सेकमाई 

गांव का नाम : २३ -खोंहाम्पात 


2838 


2839 


2841 


भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 


निजी 


निजी 


गांव का नाम : ३० - सेकमाई 


, 


निजी 


निजी 


2839/3318 निजी 


3 


निजी 


जिले का नाम : इम्फाल वेस्ट 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


4 


भूमि का क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

5 


0.00346 


0.0193816 


0.0020659 


0.0106161 


0.0025182 


0.0029596 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


खोमद्रम अंबिका सिन ऐस / ओ ( ऐल ) 
नबदीप सिन 

( 1095 ) 


अहेबाम इबोपिषक सिन ऐस / ओ थांबू 

सिन . 

( 1204 ) 


मोइरंगठम बोरजाओं सिंह ऍस् / ओ मेली 
सिंह 

( 2838 ) 


मोइरंगठम ( ओ ) नगणबी देवी डबल्यू / ओ 

नबचन्द्र सिंह 

( 2839 ) 


मोइरंगठम तोमल सिंह ऍस् / ओ सुबोल 

सिंह 
( 2839/3318 ) 

अंगों ओकेन सिंह ऍस् / ओ ( ऍल् ) 
मंगलमजाओं सिंह 

( 2841 ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


2841/3268 


2841/9361 निजी 


2841/9362 निजी 


2844 


निजी 


2853 


निजी 


648 


सरकारी 


3183/9172 निजी 


3183/9173 निजी 


निजी 


गांव का नाम : ३१ - कंगलाटोंगबी 


3054/3284 निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


0.0029596 


0.0029596 


0.0029596 


0.005682 


0.0010344 


0.001198 


0.001146 


0.016201 


0.0089667 


ख्वैराकपम अंगदा सिंह पुत्र के . एच . केत्रा 

सिंह 


( 2841/3268 ) 

अंगों इमोबा सिंह ऍस् / ओ मंगलमजाओं 

सिंह 


( 2841/9361 ) 

अंगों इंगो सिंह ऍस् / ओ मंगलमजाओं सिंह 
( 2841/9362 ) 


गौत . ओफ मणिपुर ( रोड ) 

( 2844 ) 


3 


गौत . ओफ मणिपुर 

( 2853 ) 

ख्वैरकपम मिजारेल सिंह 

ऍस् / ओ ( ऍल् ) चंद्र सिंह 

( 3183/9172 ) 


ख्वैरकपम केनेडी ऍस् / ओ तोर्पो 

( 3183/9173 ) 


थोंगम कुमार सिंह ऍस् / ओ थोंगम षजाओ 

सिंह 

( 648 ) 


1. क्षेत्री मायम उदय सिंह ऍस् / ओ ( ऍल् ) 
शेखर सिंह ओऍफ़ विजय नगर कोलोनी 
रोड कंगलातोम्बी , 2. श्याम कुमार थापा 
ऍस् / ओ डीऐऍल बहादुर थापा ओऍफ़ 
इरंग पार्ट ऐऐ गोरखा तपन , रोबिन सागर 
ऍस् / ओ कुमार सागर ओऍफ़ घिमरेथरे , 
सूरज आएऐ ऍस् / ओ बिरखा बहादुर 
ओऍफ़ हरुप खोपी , फूलमय थापा 
डबल्यू / ओ कुमार थापा ओऍफ़ नफांगथग 


उखल , सुख बहादुर लिंबू ऍस् / ओसुख दोष 

| लिबस ओऍफ़ गोरखा तपन कानपोकपी 
7. मेखा बहादुर थापा ऍस् / ओ प्रेम 
बहादुर थापा 8. शिव कार्की ऍस् / ओ 
खेमनाथ कार्की 9. केथरीन चनियर 


4 


16 


17 5261 


18 


19 


20 


21 


3262 


23 


24 


5261 / Road 


22 5261B 


5261/5783 निजी 


5261A 


5261/5860 निजी 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| 5261C 


सरकारी 


सरकारी 


1219 


| सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


गांव का नाम : ३६ - टेन्डोंयांग 


ड्राई 


सरकारी 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


सरकारी ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


कुल 


0.173575 


0.0429622 


0.0307679 


0.005361 


0.0123828 


0.000853 


0.008326 


0.0044176 


0.0007097 


0.3634635 


डबल्यू / ओ बिजॉय लिंबू 

( 3054/3284 ) 


गौत . ओफ मणिपुर ( रोड ) 

( 3262 ) 


गौत . ओफ मणिपुर 

( 5261 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


ख्वैरकपम बॉबी सिंह ऍस् / ओ ( ऍल् ) गौरा 

सिंह 


( 5261/5783 ) 

अंगों निमाई सिंह ऍस् / ओ बीरेंद्र सिंह 

( 5261/5860 ) 


गौत . ओफ मणिपुर ( रोड ) 

( 5261 / रोड ) 

गौत . ओफ मणिपुर 

( 5261 ए ) 


गौत . ओफ मणिपुर 

( 5261 बी ) 


गौत . ओफ मणिपुर 

( 5261C ) 


सौबाम शांति सिंह ऍस् / ओ ( ऍल ) चौरल 

सिंह ( ठे हवे बीन एलोड फोर लिविंग 
परपोज ओन्ली ) 

( 1219 ) 


[ फा . सं . NHIDCL / PMU - SPT / NH - 39 / Pkg - V / 2021 / 3D ] 
राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 28th July , 2022 

S.O. 3495 ( E ) . – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways ,, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under 
sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , 
the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and operation of NH2 on the stretch 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

of land from Km . 287 to Km . 308.46 ( D.C. Office Complex , Lamphelpat , Imphal West ) in the district of IMPHAL 
WEST in the state of MANIPUR ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " The Sangai Express " and 
" Poknapham " both dated 09.12.2021 under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : MANIPUR 

Sr. 
No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH2 in the stretch of 
land from Km . 287 to Km . 308.46 ( D.C. Office Complex , Lamphelpat , Imphal West ) in the district of IMPHAL 
WEST in the state of MANIPUR . 


1 


Survey 
Number 


1095 


1204 


Taluk : Sekmai 

Village : 23 - Khonghampat 


2838 


2 


2839 


Village : 30 - Sekmai 


2839/3318 


2841 


2841/3268 


Type of Land 


2841/9361 


District : IMPHAL WEST 

Nature of 
Land 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


3 


Private 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


4 


Area in 
Hectare 


5 


0.00346 


0.0193816 


0.0020659 


0.0106161 


0.0025182 


0.0029596 


5 


0.0029596 


0.0029596 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Khomdram Ambika Singh S / o ( L ) 
nabadeep Singh 

1095 


Ahaibam Ibopishak Singh S / o 
Thambou Singh . 

1204 


Moirangthem Borajao Singh S / O 
Mellei Singh 

2838 


Moirangthem ( o ) Nganbi Devi W / O 
Nabachandra Singh 

2839 


Moirangthem Tomal Singh S / o Subol 
Singh 

2839/3318 


Angom Oken singh S / o ( 1 ) Manglemjao 
Singh 

2841 


KHWAIRAKPAM ANGADA SINGH 
S / O KH . KETRA SINGH 

2841/3268 


Angom Imoba Singh S / o Manglemjao 
Singh 
2841/9361 


6 


10 2844 


11 2853 


12 


14 


2841/9362 


13 3183/9173 


15 


3183/9172 


19 


648 


20 


16 3262 


3054/3284 


17 5261 


18 5261/5783 


5261/5860 


5261 / Road 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Village : 31 - Kanglatongbi 


21 5261A 


Private 


Private 


Government 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Dry 


Government 


Dry 


Government 


Dry 


Dry 


Government Dry 


Dry 


Government Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


0.0029596 


0.005682 


0.0010344 


0.001198 


0.001146 


0.016201 


0.0089667 


0.173575 


0.0429622 


0.0307679 


0.005361 


0.0123828 


0.000853 


Angom Ingo Singh S / o Manglemjao 
Singh 

2841/9362 


Govt . of Manipur ( Road ) 
2844 


Govt . of Manipur 

2853 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


KHWAIRAKPAM MIJAREL SINGH 
| S / O ( L ) CHANDRA SINGH 

3183/9172 


KHWAIRAKPAM KENNEDY S / O 


TORPON 

3183/9173 


Thongam Kumar Singh S / o Thongam 
Shajao Singh 
648 


1. KSHETRI MAYUM UDOY SINGH 
S / O ( L ) SEKHAR SINGH OF VIJAY 
NAGAR COLONY ROAD 
KANGLATOMBI , 2. SHYAM 
KUMAR THAPA S / O DIL 
BAHADUR THAPA OF IRNG PART 
II GORKHA TAPAN , ROBIN SAGAR 
S / O KUMAR SAGAR OF 
GHIMRETHARE , SURAJ RAI S / O 
BIRKHA BAHADUR OF HARUP 
KHOPI , PHULMAYA THAPA W / O 
KUMAR THAPA OF 


NAFANGTHAG UKHUL , SUKH 
BAHADUR LIMBU S / OSUKH 
DHOSH LIBUS OF GORKHA 
TAPAN KANPOKPI 7. MEKHA 
bAHADUR Thapa S / o Prem bahadur 
Thapa 8. Shiv Karki S / o Khemnath 
karki 9. Kethrine Chnieer W / o Bijoy 
Limbu 

3054/3284 


Govt . of Manipur ( Road ) 

3262 


Govt . of Manipur 

5261 


Khwairakpam Boby Singh S / o ( L ) 
Goura Singh 

5261/5783 


Angom Nimai Singh S / o Birendra 
Singh 

5261/5860 


Govt . of Manipur ( Road ) 
5261 / Road 


Govt . of Manipur 

5261A 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


22 5261B 


23 


24 


5261C 


Government 


1219 


Village : 36 - Tendonyang 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Dry 


Government Dry 


Government Dry 


TOTAL 


0.008326 


0.0044176 


0.0007097 


0.3634635 

[ F. No. 


Govt . of Manipur 
5261B 


Govt . of Manipur 
5261C 


7 


Soubam Shanti Singh S / o ( L ) Chourel 
Singh ( They have been allowed for 
living purpose only ) 

1219 


NHIDCL / PMU - SPT / NH - 39 / Pkg - V / 2021 / 3D ] 

RAJESH GUPTA . Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2022.07.29 16:01:40 + 05'30 ' 


